Regd . No . CHD/ 0093 / 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


Un 


GOV 


Or 


HARY 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 


Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No . 68 - 2016/ Ext.]CHANDIGARH, THURSDAY , MAY 5, 2016 (VAISAKHA 15 , 1938 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
परिवहन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 5 मई , 2016 
क्रमांक 13 / 3 / 2016 - 3परि० (1). - हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम , 2013 ( 2013 का अधिनियम 28), की धारा 
16 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उन व्यक्तियों जिनके वाहन 
फरवरी, 2016 के माह में हुए जाट आरक्षण आन्दोलन के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, को उसी तरह के नए खरीदे 
गये वाहन ( वाहनों ) पर उनके पंजीकरण के समय , सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के 
सत्यापन पर कि उक्त वाहन जिसके लिये बीमा दावे का दावा किया गया है, उक्त आन्दोलन के दौरान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 
थे भुगतान किये जाने वाले कर के भुगतान के दायित्व से छूट प्रदान करते हैं । उसी व्यक्ति द्वारा खरीदे गये नये वाहन के 
मामले में मूल्य अधिक है तो कर का अन्तर वाहन मालिक द्वारा भुगतानयोग्य होगा । 

एस0एस0 ढिल्लों, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

परिवहन विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
TRANSPORT DEPARTMENT 

Notification 

The 5th May, 2016 
No. 13 /3 / 2016 -3T (I). - In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 2 ) of Section 16 of the Haryana 
Motor Vehicles Taxation Act, 2013 (28 of 2013), the Governor of Haryana hereby exempts those persons whose 
vehicle got completely damaged during reservation agitation which took place in the month of February, 2016 , from 
the liability of payment of tax to be paid at the time of registration of similar type of new purchased vehicle on the 
verification by the concerned Deputy Commissioner or an officer authorized by him that the said vehicle for which 
Price : Rs. 5- 00 

( 4457 ) 


4458 


___ HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), MAY 5, 2016 ( VYSK . 15 , 1938 SAKA ) 


insurance claim has been claimed was completely damaged during the said agitation : In case a vehicle purchased by 
the same person is of a higher value, the difference in the tax shall be payable by the vehicle owner. 


S . S . DHILLON , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Transport Department. 


1 . 
2. 


हरियाणा सरकार 
परिवहन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 5 मई , 2016 
संख्या 13 / 1 / 2015 - 3टी0 (1). - हरियाणा मोटरयान नियम , 1993, को आगे संशोधित करने के लिए, नियमों का 
निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 
38, 65 , 93, 95, 96 , 107, 111 और 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं , उक्त 
अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित 
किया जाता है , जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या उसके बाद , सरकार द्वारा, नियमों के प्रारूप पर , ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित , यदि कोई हों , जो अपर मुख्य 
सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग , चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की 
समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, पर विचार किया जाएगा । 

प्रारूप नियम 
ये नियम हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम , 2016, कहे जा सकते हैं । 
हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 में , नियम 162 - क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात्: 
" 162 - क . मोटरयान द्वारा वायु प्रदूषण, धारा 110(1 )( म). 
प्रदूषण अधीन नियंत्रण प्रमाण - पत्र, परिवहन विभाग अथवा परिवहन आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी 
द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र द्वारा किया जाएगा । 
किसी भी परिसर का तब तक प्रदूषण जांच केन्द्र के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे रूप में परिसर के 
उपयोग के लिए परिवहन आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से इस सम्बन्ध में वैध प्राधिकार प्राप्त न 
कर लिया गया हो । 
प्रदूषण जांच केन्द्र के सम्बन्ध में प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन पांच सौ रुपये की फीस के साथ इस सम्बन्ध में 
परिवहन आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को किया जाएगा । 
परिवहन आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, प्राधिकार प्रदान करते समय कोई भी निबंधन तथा शर्ते 
अधिरोपित कर सकता है । 
प्राधिकार जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और पांच सौ रुपये की फीस के भुगतान पर 
नवीनीकृत किया जाएगा । 
(i) परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी अपनी अधिकारिता में पड़ने वाले किसी भी प्रदूषण जांच केन्द्र के कार्य की 

जांच कर सकता है; 
यदि किसी स्तर पर, यह पाया जाता है कि कोई प्रदूषण जांच केन्द्र परिवहन विभाग द्वारा यथा आरोपित निबंधनों 
तथा शर्तों का उल्लंघन कर रहा है या किन्हीं विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त है, तो अधिकारी, प्रदूषण जांच 
केन्द्र की प्रदूषण जांच के क्रियाकलापों को रोकने के आदेश पारित कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में , परिवहन 

आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगा ; 
( iii) परिवहन आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्राधिकार प्रदान करने के किन्हीं निबंधनों और शर्तों 

के उल्लंघन की दशा में प्राधिकार धारक की सुनवाई के बाद तथा ऐसी जांच जिसे वह न्यायसंगत और उचित 
समझे, करने के बाद, दो हजार रुपये की शास्ति प्रभारित कर सकता है इसके अतिरिक्त, वह एक प्रदूषण जांच 
केन्द्र के सम्बन्ध में प्रदान किए गए प्राधिकार को निलंबित या रद्द कर सकता है; 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.),MAY 5 , 2016 (VYSK . 15 , 1938 SAKA ) 


4459 


( iv ) यदि कोई परिसर वैध प्राधिकार के बिना उपयोग किया जाना पाया जाता है , तो ऐसे परिसरों का स्वामी पांच 

हजार रुपये की शास्ति के भुगतान का दायी होगा । 
"प्रदूषण अधीन नियन्त्रण प्रमाण पत्र , जारी करने हेतु दुपहिया वाहनों ( पेट्रोल / सी0एन0जी0 / एल0पी0जी0 ) के सम्बन्ध में 
पचास रुपये, तिपहिया वाहनों तथा चौपहिया वाहनों ( पेट्रोल / सी0एन0जी0 / एल०पी०जी० ) के सम्बन्ध में अस्सी रुपये तथा 
डीजल वाहनों के सम्बन्ध में एक सौ रुपये की राशि प्रभारित की जाएगी । 

एस०एस० ढिल्लों, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

परिवहन विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
TRANSPORT DEPARTMENT 

Notification 

The 5th May, 2016 
No . 13 /1 /2015 - 3T (I). — The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 
1993 , which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 28 , 38 , 65 , 
93 , 95 , 96 , 107 , 111 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988 ), is hereby published as 
required under Sub -section ( 1 ) of Section 212 of the said Act , for the information of persons likely to be affected 


thereby. 


(1) 


Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration after the expiry of a period of 
seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or 
suggestions, if any , which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Transport 
Department, Chandigarh , with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified . 

DRAFT RULES 
These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2016 . 
In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, for rule 162 - A , the following rule shall be substituted , namely: 
“ 162 - A Air Pollution by motor vehicles, section 110 (1) (m ). 
The Pollution Under Control Certificate shall be issued by the Transport Department or by a pollution 
checking centre authorized by the Transport Commissioner or by an officer authorised by him , in this regard . 
No premises shall be used as a pollution checking centre unless valid authorisation has been obtained from 
the Transport Commissioner or from an officer authorised by him in this regard for use of the premises as 
such . 
An application for grant of authorisation in respect of a pollution checking centre shall be made to the 
Transport Commissioner or to an officer authorised by him in this regard alongwith a fee of five hundred 
rupees . 
The Transport Commissioner or an officer authorised by him , may impose any terms and conditions while 
granting the authorization . 
The authorization shall be valid for a period of one year from the date of issue and shall be renewed on 
payment of a fee of five hundred rupees. 

Any Officer of the Transport Department may check working of any pollution checking centre falling 
in his jurisdiction . 
If at any stage , it is found , that any pollution checking centre is violating the terms and conditions as 
imposed by the Transport Department or indulging in any unlawful activity , the Officer may pass 
order to stop the pollution checking activity of pollution checking centre and shall report the case to 
the Transport Commissioner or to an officer authorised by him , in this regard . 
The Transport Commissioner or an officer authorised by him , shall charge a penalty of two thousand 
rupees in case of violation of any of the terms and conditions for the grant of authorisation , after 
hearing the holder of authorisation and after making such enquiry , as he deems proper and may 

suspend or cancel the authorisation granted in respect of a pollution checking centre. 
( iv ) In case any premises are found to be used without a valid authorisation , the owner of such premises 

shall be liable to pay a penalty of five thousand rupees. 


( iii ) 


4460 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), MAY 5 , 2016 (VYSK . 15 , 1938 SAKA) 


7 . For the issuance of “ Pollution under Control Certificate” , a sum of rupees fifty in respect of two wheelers 
(Petrol/CNG /LPG ), rupees eighty in respect of three wheelers and four wheelers (Petrol/CNG /LPG ) and rupees 
hundred in respect of diesel vehicles shall be charged” . 


S . S . DHILLON, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Transport Department. 


हरियाणा सरकार 
कृषि विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 05 मई, 2016 
क्रमांक 2162 - कृषि - (1) - 2016 / 8303. - हरियाणा के राज्यपाल ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल कटाई का समय 
1 मई, 2016 से 15 जून , 2016 तक अधिसूचित करते हैं । 


वी0 एस0 कुण्डू , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

Notification 

The 5th May, 2016 
No . 2162- Agri. II (1)2016/8303. — The Governor of Haryana is pleased to notify the harvesting period of 
Summer Moong from1st May , 2016 to 25th June, 2016. 


___ V . S . KUNDU, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Agriculture Department. 


हरियाणा सरकार 
कृषि विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 05 मई, 2016 
क्रमांक 2161 - कृषि - (1) - 2016 / 8299 . - हरियाणा के राज्यपाल बसंतकालीन सूरजमुखी फसल कटाई का समय 
1 जून से 15 जून, 2016 तक अधिसूचित करते हैं । 


वी0 एस0 कुण्डू , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

Notification 

The 5th May, 2016 
No. 2161- Agri.II (1)2016 /8299 . — The Governor of Haryana is pleased to notify the harvesting period of 
spring Sunflower from 1st June to 15th June , 2016 . 


V . S . KUNDU, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Agriculture Department. 


54304 — C. S . 


H. G . P., Chd. 


